रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO. D . L .-33004 / 99 


मायमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड1 
PART _ Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2002 / वैशाख 20, 1924 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 10 , 2002/VAISAKHA 20 , 1924 


सं . 122 ] 
No. 122 ] 


संसदीय कार्य मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 मई, 2002 
फा . संख्या 2( 1 ) / 97 - अ. और स. - अगस्त , 1997 में श्रीनगर में आयोजित बारहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा की गई 
सिफारिशों के अनुसरण में इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल, 2000 ( भारत के राजपत्र, भाग I – खण्ड 1 --- संख्या 79 
दिनांक 8 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित ) द्वारा एक मानीटरिंग ग्रुप गठित किया गया जोकि बारहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा की गई 
सिफारिशों के कार्यान्वयन और इसके संपूर्ण सत्र में व्यक्त किए गए विचारों की प्रगति पर नजर रखेगा । उपरोक्त अधिसूचना के पैरा 1 के माध्यम से यह 
निर्धारित किया गया कि मानीटरिंग ग्रुप अपनी पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देगा । 

2. मानीटरिंग ग्रुप की पहली बैठक दिनांक 17 - 5- 2000 को आयोजित हुई थी । मानीटरिंग ग्रुप का कार्यकाल एक वर्ष के लिए अर्थात् 
दिनांक 17 - 5 - 2001 से 16 - 5 - 2002 तक बढ़ा दिया गया था । अत: मानीटरिंग ग्रुप की अपनी रिपोर्ट 16 मई, 2002 को अथवा उस तारीख से पहले 
तैयार कर लेनी चाहिए थी । 


3. चूंकि मानीटरिंग ग्रुप द्वारा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में और अधिक समय लगने की संभावना है इसलिए मानीटरिंग ग्रुप द्वारा रिपोर्ट को 
अंतिम रूप देने का समय दिनांक 17 मई, 2002 से और 3 महीने का अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है । 


देवराज तिवारी, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th May, 2002 
F. No. 2 (1 )/97 -R & C . -Pursuant to the recommendations made by the Twelfth All India Whipss Conference held 
at Srinagar in August, 1997, a Monitoring Group was constituted vide this Ministry s notification of even number 
dated 7th April, 2000 ( published in the Gazette of India , Part I, Section 1 — No. 79 datod 8th April, 2000 ) to watch the progress 
of implementation of the recommendations made by the Twelfth All India Whips Conference and the views expressed in its 
plenary session. It was stipulated vide para 1 of the above mentioned notification that the Monitoring Group will finalise 
its Report within a period of one year from the date of its first sitting . 

2. The first meeting of the Monitoring Group was held on 17 -5 -2000 . The term for the Monitoring Group was 
extended by one year w .e.f. 17 -5-2001 to 16 -5 -2002 . Therefore, the Monitoring Group was to finalise its report on or before 
16thMay, 2002 . 
1526 GI/ 2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARTI - SEC.1] 
3. As the Monitoring Group is likely to take more timeto finalise its report, the timefor finalising the report of the 
Monitoring Group is hereby extended by a further period of three months with effect from 17-5 -2002 , 

D. R. TIWARL, Jt. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 मई, 2002 
विषय : - बारहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए मानीटरिंग ग्रुप का गठन । 

फा. संख्या 2( 1 )/ 97 - अनु. और सम्मे . - श्री के. एम. सैफुल्ला और डॉ. महेश चन्द्र शर्मा के दिनांक 9-4- 2002 को राज्य सभा की 
सदस्यता की अवधि के समाप्त होने के फलस्वरूप वे इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2 ( 1 )/97 अनु. और सम्मे . दिनांक 7 अप्रैल, 2000 द्वारा 
अधिसूचित बारहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित मानीटरिंग ग्रुप के सदस्य नहीं रहे । 

देवराज तिवारी, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th May, 2002 
Subject : - Constitution of a MonitoringGroup for Implementation of the Recommendations of the Twelfth All India 

Whips Conference. 

F. No. 2 ( 1)/97- R & C .- Consequent upon the expiry of their term of membership in Rajya Sabha on 9 -4 -2002 
Shri K .M . Saiffullah and Dr.Mahesh Chandra Sharma have ceased to bemembers of theMonitoring Group constituted to 
watch the implementation of the recommendations of the Twelfth All India Wlups Conference notified vide this Ministry s 
Notification No. 2 (1 )/ 97 - R & Cdated the 7th April , 2000 . 


D . R. TIWARI, Jt. Secy. 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054 . 


